रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 27 , 2006 / श्रावण 5, 1928 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2006 /SRAVANA 5, 1928 


सं . 173 ] 
No. 1731 


- 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
_ ( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 27 जुलाई , 2006 

सं . 37 ( आर ई- 2006 ) / 2004 - 2009 
विषय : - नया आई ई सी आवेदन प्रपत्र जारी करना । 

फा . सं. 01 / 02 / 31 / ए एम 06 / ई डी -I. ---विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 
के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड 1 ) में , एतद्द्वारा , निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
आयात निर्यात प्रपत्र के उपखण्ड 1 में शामिल आई ई सी आवेदन प्रपत्र को 
इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के रुप में शामिल नए आवेदन प्रपत्र 
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । 
परिशिष्ट 18क में यथानिहित आई ई सी को जारी करने हेतु बैंक प्रमाणपत्र 
का प्रपत्र नए आई ई सी आवेदन प्रपत्र के भाग ख में दिए गए प्रपत्र द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाता है । 
सरल परिवर्तन सुनिश्चित करने और कार्यवाही के अधीन आवेदनों के निपटान 
हेतु यह निर्णय लिया गया है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय 
14 अगस्त 2006 तक पुराने के साथ - साथ नए प्रपत्र में आई ई सी आवेदन 
स्वीकार करेंगे । इसके बाद आवेदन केवल नए प्रपत्र में ही प्रस्तुत करने होंगे । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

के . टी . चाको , विदेश व्यापार महानिदेशक और पदेन अपर सचिव 


2304 Gi/2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART | — SC. 1] 
अनुलग्नक 


आयातक निर्यातक कोड संख्या ( आईईसी ) 


आवेदकों हेतु दिशा निर्देश 


- - . 


. . 


. 


. 


क - नये आईईसी संख्या के लिए आवेदन- कृपया इस आवेदनप्रपत्र का भाग क , ख और 
घ भरे 


1 . आवेदन पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए । 
2. आवेदन पत्र का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । 
3. आवेदन पत्र के साथ नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने 
चाहिए: 

डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष में 1000 रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट 
जिससे यह प्रमाणित हो कि आवेदन शुल्क जमा किया गया है । इलेक्ट्रानिक फण्ड 
ट्रान्सफर ( ईएफटी) के जरिये भी रकम जमा की जा सकती है 

आवेदक फर्म के बैंकर से विनिर्दिष्ट प्रपत्र में प्रमाण पत्र । 
( iii ) आयकर कार्यालय द्वार जारी स्थायी लेखा संख्या ( पैन ) की स्वप्रमाणित प्रति । 
( iv ) आवेदक के पासपोर्ट आकार के दो फोटो । 
( v ) बैंकर प्रमाण पत्र पर फोटो आवेदक के बैंकर द्वारा सत्यापित होने चाहिए । 
( vi ) तीस रूपये के डाक टिकट सहित स्वय पता लेखी लिफाफा 

( vii ) इन दस्तावेजों को एक फाईल कवर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए । 
उपर्युक्त दस्तावेज सम्बंधित क्षेत्रीय डीजीएफटी कार्यालय को डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से 
भेजे जा सकते हैं । 


-------- 


------ 


ख- मौजूदा आईईसी संख्या में संशोधन हेतु आवेदन-कृपया इस आवेदन का भारः क ग और घ भरे। 


1 . आवेदन पत्र की केवल एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए । 
2. आवेदन पत्र का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । 
3. आवेदन पत्र के साथ नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज संलगन होने 
चाहिए: 
क - दस्तावेजी प्रमाण: 

क . स्वामित्व फर्मों के मामले । कृपया प्रस्तुत करें 
i. व्यक्ति की जन्म तिथि 
ii . मौजूदा आईईसी संख्या उनके ब्यौरे सहित 
ख . कम्पनियों के मामले में कृय या प्रस्तुत करें 

स्थापित किये जाने की तिथि 
ग . अन्य के मामले में 

निर्माण की तिथि 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ख - परिशिष्ट 21 ख के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण देने वाले डिमाण्ड ड्राफ्ट का 
ब्यौरा यदि ऐसे आवेदन 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गये होतो आशोधन / संशोधन के लिए कोई 
शुल्क अदा नहीं किया जाएगा । अन्यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 200 रूपये का भुगतान करना 
होगा । पुराने आईईसी में पैन संख्या शामिल करने के लिए कोई शुल्क अपेक्षित नहीं हैं । 


4. 


मौजूदा आईईसी की मूल प्रति । 


भाग क 


आई ई सी संख्या जारी करने के लिए आवेदन पत्र 
जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है । 
आई ई सी ब्यौरा : 
i) आई ई सी संख्या 
ii ) जारी होने की तारीख 
iii ) जारी करने वाला प्राधिकारी 


आवेदकों द्वारा भरा जाना है 


आवेदक का असत्यापित 
फोटो /बैंक प्रमाणपत्र में 
उसी तरह के फोटो का 
प्रयोग करें । 


टप्पणी: - जहाँ सूचना / डाटा आप परं लागू नहीं है वहाँ कृपया " लागू नहीं " लिखें । 


* निशान वाले कोष्ठ वैकल्पिक है । अन्य सभी अनिवार्य हैं । 


1. आवेदक फर्म का ब्यौरा 
___ i ) नाम 
ii ) पता 
( कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय और 

अन्य के मामले में प्रधान कार्यालय ) 
iii ) भारत और भारत के बाहर स्थित सभी शाखाओं/प्रभागों / 

ईकाइयों / कारखानों के पते ( अतिरिक्त पन्ने जोड़े, यदि आवश्यक हो ) 
iv ) दूरभाष 
| v ) ई मेल ( डी जी एफ टी से पत्राचार हेतु ) 


- - 


- 


2. आवेदक फर्म स्वामी/ साझेदार /निदेशक /कर्ता/न्यासी 

का ब्यौरा( अतिरिक्त पन्ने जोड़े, यदि आवश्यक हो ) 
आवेदक फर्म में साझेदारों /निदेशकों/कर्ता/न्यासी की कुल संख्या 
आवेदक फर्म के प्रत्येक स्वामी / साझेदारों/निदेशकों / 
कर्ता/ न्यासी के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__ [ PARTI _ SEC . I ] 


.. 


-----......…....... 


| 1 ) नाम 
| ii ) पिता का नाम 
| iii ) आवासीय पता 
iv) दूरभाष 
3. कम्पनी का स्वरुप (कृपया निशान लगाएं ) 
i) सरकारी उपक्रम 
ii ) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी 
iii ) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 
iv) स्वामित्व 

v ) साझेदारी 
| vi ) अन्य 
4 . निर्यातक का प्रकार ( कृपया निशान लगाएं ) 

i ) व्यापारी निर्यातक 
| ii ) विनिर्माता निर्यातक 

iii ) सेवा प्रदायक 
| iv ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें ) 
| v ) व्यापारी सह विनिर्माता 

5. बैंक खाते का ब्यौरा 
| i ) बैंक का नाम 
| ii ) बैंक का पता 
| iii ) बैंक खाते का प्रकार 

iv ) बैंक खाता संख्या 
| v ) बैंक खाता खोलने का वर्ष 
6. पैन ब्यौरा 
j) पैन संख्या 
ii ) जारी करने वाला प्राधिकारी 
18. आवेदन शुल्क का ब्यौरा 

i ) राशि ( रुपये में ) - रुपये 
ii ) डिमाण्ड ड्राफ्ट 
| iii ) जारी करने की तिथि 
| iv ) बैंक का नाम जिसके नाम भेजा गया है 
iv ) बैंक की शाखा जिसके नाम भेजा गया है | 
आवेदक के हस्ताक्षर 


- 


Ramr 


स्थान 
दिनांक 


पदनाम 
कार्यालय पता 
फोन 
आवासीय पता 
ई मेल 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


+ 


- 


- 


भाग ख 


परिशिष्ट 18क 


आईईसी जारी करने के लिए बैंक प्रमाणपत्र का प्रपत्र 


(बैंक कार्यालय के पत्र शीर्ष पर जारी होने के लिए ) 


- 


- 


संदर्भ सं . .......... 
सेवा में 


( लाइसेंसिंग प्राधिकारी का नाम और पता ) 


महोदय / महोदया , 


हम प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स...... 

............( आवेदक का नाम और पता ) 
पता ...... ........ .. से हमारे यहाँ बचत जमा खाता / चालू खाता ( लागू को चिन्हित करें) है । 


आवेदक का 
पासपोर्ट आकार का 
फोटो चिपकाएं 


टिप्पणी: बैंकर फोटोग्राफ को पहचाने और सत्यापित करें । 


( बैंकर के हस्ताक्षर) 
नाम. ....... 


पदनाम. . . . . 


दिनांकः ..... 
स्थानः. .... ... .. 


(बैंक की मुहर ) 


1204 ( TIRK . " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART [---SEC. I] 


भाग ग 


आयात निर्यात कोड संख्या के संशोधन के लिए 


- 


V 


- 


- 


- 


- 


- 


आईईसी संख्या 


1 . संशोधन का ब्यौरा 


- 


- - -- - 


- 


- 


. 


क्रम सं . 


अपेक्षित संशोधन का ब्यौरा 

अपेक्षित संशोधन 


। मौजूदा ब्यौरा 


धन - 1 


- 


. 


- 


- 


. 


. 


- . 


धन - 2 


- 


- . 


- 


- 


. 


. 


संशोधन - 3 


.. . . . - - . - 


. 


- -- - - .. . 


......- - - . 


__ . . .. - - - - 


2. दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज 


- 


- - 


- 


. 


.. 


" 


• . 


. . .. - . 


- . .. 


. 


. 


- 


- 


.. 


- 


- ...... . 


.. . 


कि . स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में , कृपया निम्नलिखित के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें । 
( i) व्यक्ति की जन्म तिथि 
। ( ii ) आईईसी की संख्या सहित उनके ब्यौरे 

ख . कम्पनी के मामले में , कृपया निम्नलिखित के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें 
(i ) स्थापना की तारीख 
| ग. अन्य मामलों में 
( 1)निर्माण की तारीख 
. - . - ..... ... .. - - .. . . ..--. 

. ...--.. ... . - - - . 
आवेदक के हस्ताक्षर 

स्थान 
नाम 

दिनांक 
पदनाम 
कार्यालय का पता 


- - - . 


- . - . 


. 


. . - . - . . 


. 


--------- - .... . - ..--. - . 


. .. .... . - - - - - 


आवासीय पता 
ई मेल 


भाग घ 


घोषणा/ वचनबद्धता 


मैं हम एतद्द्वारा घोषणा करता है/करते हैं कि ऊपर दिया गया ब्यौर मेरी हमारी अधिकतन 
जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है । 
मैं / हम यह पूर्ण रूप से समझता हूँ/ समझते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी 
जानकारी यदि असत्य या झूटी सिद्ध हुई तो मुझे/ हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई या कोई 
भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसाकि कानून में निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण _ _ _ _ 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
मैं हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 , उसके अधीन बनाए गए 
नियमों और आदेशों विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया- पुस्तक आयात निर्यात मदों के 
आईटीसी वर्गीकरण के उपबंधों का पालन करूँगा/ करेंगे । 


-- 


- - - - 


- -- 


मैं हम एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म / कम्पनी जिसके लिए आवेदन किया 
गया है सीमाशुल्क अधिनियम , उत्पाद प्राधिनियम , विदेश व्यापार ( विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम 1992 और फेरा/ फेमा के तहत दण्डित नहीं किया गया है । 
मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म/ कम्पनी का मालिक / सहभागी/निदेशक 
कर्ता/ फर्म / कम्पनी का ट्रस्टी जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/ कम्पनी जिसकी (i ) 
विदेश व्यापार महानिदेशालय को गलत सूचना प्राप्त हुई हो (ii ) भारतीय रिजर्व बैंक की 
चेतावनी सूची में नाम हों का मालिक / सहभागी/निदेशक /कर्ता नहीं है । 
मैं / हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि न ही फर्म / कम्पनी के पंजीकृत 
कार्यालय / मुख्य कार्यालय को और न ही इसकी कोई अन्य शाखा कार्यालय / यूनिट/ प्रभाग को 
दोषी ठहराया गया है और न ही नीति की किसी शर्त के तहत आयात/निर्यात वचनबद्धता के 

लिए अयोग्य ठहराया गया है । 
5 . फर्म में अप्रवासी भारतीय रूचि- निम्नलिखित में से किसी एक को चिन्हित करें. 
( i) फर्म / कम्पनी में अप्रवासी भारतीय की कोई रूचि नहीं है तथा फर्म/ कम्पनी में प्रत्यावर्तन लाभों के ! 
साथ अथवा बिना अप्रवासी भारतीय पूंजी निवेश नहीं किया गया है अथवा 
( ii ) फर्म / कम्पनी में अप्रवासी भारतीय की रूचि है तथा फर्म / कम्पनी में प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 
अथवा बिना अप्रवासी भारतीय पूंजी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य / विशिष्ट अनुमति से रोका 
गया है अथवा 
| ( iii ) फर्म / कम्पनी में अप्रवासी भारतीय की रूचि है तथा फर्म / कम्पनी में प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 

अथवा बिना अप्रवासी भारतीय पूंजी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य/ विशिष्ट अनुमति से रोका 
गया है । 
अप्रवासी भारतीय रूचि / फर्म / कम्पनी में प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश के मामले में , कृपया प्रस्तुत 
करें 
| i. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमोदन संख्या 
| ii . भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की तारीख 


-- -- - - . . .. 


. . . .. 


- 


- - -- 


- 


- 


- .. . - -------- - - -- 


----- 


- 


- 


-- 


-- 


6 . मैं /हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ करते हैं कि मैंने/ हमने किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी 
को अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय अथवा अपनी किसी शाखा ( शाखाओं)/ यूनिट ( यूनिटों )/ प्रभाग ( 
प्रभागों )/ के नाम में आयात निर्यातक कोड़ संख्या जारी करने के लिए आवेदन नहीं किया है और न 
ही प्राप्त किया है । 
7. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं नीति के पैराग्राफ 9. 9 के अनुसार इस घोषणापत्र को 
सत्यापित और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ 
आवेदक के हस्ताक्षर 

स्थान 

तारीख 
कार्यालय का पता 
दूरभाष 
आवासीय पता 
ई मेल पता 


- 


- 


- 


- 


-. 


नाम 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part I - Sec . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 27th July , 2006 

No. 37 (RE -2006 )/2004 — 2009 
Subject :- Issuance of a new IEC Application Form 

F . No. 01/02 /31 /AM 06 /ED -L - In exercise of powers conferred under Paragraph 2 .4 
of the Foreign Trade Policy, 2004 – 2009, the Director General of Foreign Trade hereby 
makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) : 


- 


- 


-- 


IEC Application format contained in the Sub section I of AAYAAT- NIRYAAT FORM is 
replaced by a new application format contained as annexure to this public notice . 


Format of bank certificate for issue of IEC as contained in the appendix 18 A is 
replaced by the format given at part B of the new IEC application form . 


To ensure easy transition and deal with the applications in the pipeline, it has been 
decided that DGFT offices will accept the IEC applications in the old as well as new 
format till August 14 2006 . Thereafter applications can be made only in the new format. 


These issues in Public interest . 


K . T. CHACKO , Director General of Foreign Trade & 

ex - officio Addi. Secy . 

ANNEXURE 


Importer Exporter Code Number (IEC ) 


GUIDELINES FOR APPLICANTS 


A -Applying for new IEC number - Kindly fill Part A , B & D of this 


که 


application form 
One copy of the application must be submitted. 
Each individual page of the application has to be signed by the applicant. 
Application must be accompanied by documents as per details given below : 


2. 


به 


" } 


Demand Draft of Rs. 1000 evidencing payment of application fee in favor of the concerned 
regional office of DGFT.Money can also be paid through Electronic Fund Transfer (EFT). 
Certificate from the Banker of the applicant fim in the specified format 
Seif certified copy of Permanent AccountNumber (PAN ) issued by Income Tax Authorities. 
Two copies of passport size photographs of the applicant 
Photograph on the banker s certificate should be attested by the banker of the applicant. 
Self addressed envelope and stamp of Rs. 30 . 
These documents may be kept secured in a file cover . 


IV ) 


VII ) 


[ 4771 - GUG 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The above documents may be sent by post or hand delivered at the concerned regional DGFT office . 


B -Applying for modification of existing IEC number - Kindly fill Part 
A , C & D of this application form 


1. 
2. 
3. 


Only one copy of the application should be submitted . 
Each individual page of the application has to be signed by the applicant, 
Application must be accompanied by documents as per details given below : 


A -Documentary Proof : 

a . In case of Proprietorship firms, please furnish 
i. Date of Birth of individual 
ij. Number of IECs held along with their details 


b . In case of Companies , please furnish 
Date of incorporation 


c . In case of others 
Date of formation 


8 -Demand Draft details evidencing payment of application fee in terms of Appendix 218 . (No fee is payable for 
modification /amendment if such application is made in 60 days . Otherwise , a fee of Rs. 200 may be paid in form of demand 
draft . No fee is required for inclusion of PAN no. in the old IEC . 


4 . Original copy of existing IEC . 


Part A 


APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF IEC NUMBER 


To be filled by the issuing Authority 


IEC Details 


i. IEC Number 
ii. Date ofissue 
ii . Issuing Authority 
To be filled by the applicants 


Un - attested 
Photograph of the 
applicant. 
Identical 
photograph should 
be used on the 
Bank Certificate . 


Note : Please state Not Applicable wherever the information / data is not applicable to you . 


Fields marked * are optional. All others are mandatory 


1. Applicant Firm Details 


i. Name 
ii. Address 
(Registered Office in case of Companies and 
Head Dffice in case of Others ) 
Hi.Address of all Branches/Divisions/Units /Factories 
located in India & abroad (attach extra sheet if required ) 
iv. Telephone * 
v . Email address (for correspondence with DGFT) * 


230461 | 06 -3 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


{PART | SHCI1 


- 


2. Details of Proprietor/Partners /Directors /Karta / Trustee 
of the applicant firm (attach extra sheet if required ) 


-.- 


- - 


- - 


- 


- 


Total Number of Partners/Directors/karta / Trustee 
in the applicant firm 
Following information may be provided for each Proprietor/Partners /Directors /Karta / Trustee 
of the applicant firm 
j. Name 
ii. Father s Name 
ji. ResidentialAddress 
iv . Telephone 

- - 

- - - - - - - 
3. Nature of Concern (please tick ) 


- - 


..... 


........ 


- - 


. .. 


i. Government Undertaking 
ii. Public Limited Company 
jij. Private Limited Company 
iv . Proprietorship 
v . Partnership 
vi. Others 


- - 


. .. — — 


- - - 


- - 


4 . Type of Exporter (please tick ) 


- 


- - 


- - - 


- - - 


.. . 


- 


- 


- --- - 


1 i. Merchant Exporter 

ii. Manufacturer Exporter 
iii. Service Provider 
iv. Others ( please specify ) 
v . Merchant cum Manufacturer 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


5 . Bank Account Details 


- 


1. Name of the Bank 
ii. Address of the Bank 
| iii. Type of Bank Account 
iv . Bank AccountNumber 
v. Year of opening Bank Account 


- 


( 6 . PAN Details 


I. PAN Number 
. Issuing Authority 


PUNI 2 


8 . Application Fee Details 


Amount (RS) - Rupees 
Demand Draft 
Date of issue 
Name of the Bank on which drawn 
| Bank Branch on which drawn 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- . - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . - 


. . 


. . - - - - 


- 


- 


- - . . - 


. - - 


Place 


Date 


Signature of the Applicant 
Name 
Designation 
Official Address 
Telephone 
Residential Address 
Email Address 


[ 461--- 

Q 


11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Part B 
APPENDIX 18 A 


FORMAT OF BANK CERTIFICATE FOR ISSUE OF IEC 


( To be issued on the official letter head of the Bank ) 


Ref No . 


TO 


. . . . . .. . . .. . 


(Name and address of the licensing authority ) 
Sir / Madam , 
We certify that M / s ... 

.. (Name and Address of the applicant) are 
maintaining a Savings Bank Account / Current Account (tick whichever is applicable ) No. . ........ with us 
since . ... ... .. 


Affix 
Passport : 
Size 
Photograph of the 
applicant 


Note : The Bankermust identify and attest the photograph , 


(Signature of the Banker) 
Name 
Designation ...... 


Date : 
Place: 


(Banks 
Stamp ) 


Part C 


For Modification of Import Export Code Number 


IEC Number 


1- Details of Modification 
SN 

Details ofModification required 
Existing details 

Modification required 
Modification - 1 
Modification -2 
Modification - 3 
2 . Documents to be submitted in support of the claim 
a. In case of Proprietorship firms, please furnish documentary evidence regarding 
1. Date ofBirth of individual 
ii. Number of IECs held along with their details 

b . In case of Companies, please furnish documentary evidence regarding 
1 i. Date of incorporation 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


FPARTİ SH 


! 


c. In case of others 
: i. Date of formation 


Place 


Signature of the Applicant 
Name 


Date 


Designation 
Official Address 
Telephone 
Residential Address 


Email Address 


PART D 


1. 


. 


DECLARATION /UNDERTAKING 
IMWe hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of 
my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from . 
Iwe fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will renderme/us liable 
for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
IMWe undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act , 1992, the Rules and 
Orders framed there under, the Foreign Trade Policy , the Handbook of Procedures and the ITC (HS ) Classification of 
Export & Import Items. 


IMe hereby certify that the firm /company for whom the application has been made has not been penalized under the 
CustomsAct, Excise Act , Foreign Trade (Development & Regulation ) Act 1992 and FERAFEMA 
Iwe hereby certify that none of the Proprietori Partner (s )/ Director (s )/Karta / Trustee of the firmicompany, as the case 
may be, is/ are a Proprietor/Partner( s )/ Director( s )/Karta /Trustee in any other firm /Company which (i) has come to the 
adverse notice of DGFT, ( ii). is in the caution list of RBI, 
We hereby certify that neither the Registered Office /Head Office of the firm / company nor any of its Branch 
Office (s )/Unit ( s )/Division ( s ) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking 
import/export under any of the provisions of the Policy . 


N 


.L 


a 


. 


. 


IB - 

I 


N 


5 -NRI interest in the firm -Kindły tick one of the following: 
(i) There is no non - resident interest in the firm / company and no non resident investment with or withoutrepatriation benefits has 
been made in the firm / company; or 
( ii) There is non - resident interest in the firm /company and non resident investmentwithout repatriation benefits in the firm /company 
is held with the general/ specific permission of RBI; or 
( iii) There is non - resident interest in the firm / company and non - resident investment with repatriation benefits in the fir / company is 
held with the specific permission of RBI. 
In case of NRI interest/holding with repatriation benefits in the firm / company , please furnish 

- - -- - - - - - 

- - - - -- . . . 
1. RBIApproval Number 
ii. RBI Approval Date 

IMe hereby declare that Iwehave not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the 

name of our Registered /Head Office or any of our Branch ( s)/Unit( s )/Division (s ) to any other Licensing Authority . 
7. Thereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of the Policy . 


- 


6 . 


Place 


Date 


Signature ofthe Applicant 
Name 
Designation 
Official Address 
Telephone 
Residential Address 
Email Address 


. ... . 


. 


. . . 


- . .. - 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishert hy the luntroller of Publications, Delhi- 110054 . 


